निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आषाढ़ 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 745 ) पटना , मंगलवार , 7 जुलाई 2015 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

9 मई 2015 
सं० 2स्था० - 99/ 2007 - 1133 /वि०स० - श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव , माननीय मंत्री , वित्त एवं वाणिज्यकर विभाग , 
बिहार, पटना के पत्रांक - 105 , दिनांक 01 .04.2015 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - 304 , दिनांक 
28.04.2015 के आलोक में सभा सचिवालय के उप - सचिव श्री वीरेन्द्र कुमार को श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव , माननीय मंत्री , 
वित्त एवं वाणिज्यकर विभाग , बिहार सरकार के आप्त सचिव के पद पर योगदान देने हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 
विरमित किया जाता है । 
श्री कुमार का गहन ( लियन ) सभा सचिवालय में बना रहेगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 745 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


